CRORE 


. . . 


. 


REEMARK 
PER 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

11 श्रावण 1936 ( श०) 
संख्या 353 राँची , शनिवार 

2 अगस्त, 2014 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
1 अगस्त , 2014 


संख्या- 5/ आरोप-1- 439/ 2014 का .- 7668-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्रीमती नमिता नलिनी 
बाखला (मिंज ), तदेन अंचलाधिकारी, तोरपा, खूटी के विरूद्ध उपायुक्त, खूटी के पत्रांक - 234/ रा0, दिनांक 
3 जून , 2010 द्वारा प्रपत्र- क में प्रतिवेदित आरोपों के संदर्भ में इन्हें विभागीय अधिसूचना 
संख्या- 3419 , दिनांक 9 जून , 2010 द्वारा निलम्बित किया गया तथा विभागीय संकल्प संख्या -3517, 
दिनांक 14 जून, 2010 द्वारा इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गई । पुनः विभागीय संकल्प 
संख्या-12681, दिनांक 12 नवम्बर , 2012 द्वारा संचालन पदाधिकारी परिवर्तित करते हुए विभागीय 
कार्यवाही हेतु श्री श्याम सुन्दर प्रसाद , से0नि0 भा0प्र0से0 को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया । 


___ 2. विभागीय आदेश संख्या -12682 , दिनांक 12 नवम्बर , 2012 द्वारा श्रीमती बाखला को 
निलम्बन मुक्त किया गया । 


3. विभागीय कार्यवाही के उपरान्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक -76, दिनांक 
15 अप्रैल, 2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया । संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शनिवार , 2 अगस्त, 2014 
प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्रीमती बाखला को विभागीय संकल्प संख्या- 6484 , दिनांक 25 जून , 2014 
द्वारा संदेह का लाभ देते हुए भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी देते हुए आरोप मुक्त किया गया । 

___ 4. श्रीमती बाखला को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी गई है, इसलिए उन्हें पूर्णतः 
दोषमुक्त नहीं माना गया है । अतः उनके निलम्बन अवधि का विनियमन झारखण्ड सेवा संहिता के 
नियम -97 के तहत् इस रूप में किया जाता है कि निलम्बन अवधि में इन्हें मात्र जीवन निर्वाह भत्ता 
देय होगा, किन्तु इस अवधि की गणना पेंशनादि के प्रयोजनार्थ कर्तव्य पर बितायी गयी अवधि के रूप 
में की जायेगी । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


प्रमोद कुमार तिवारी, 


सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 353 - 50 | 


